hum 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 चैत्र 19 37 ( श०) 


संख्या 200 राँची , मंगलवार 


7 अप्रैल , 2 0 15 ( ई०) 


नगर विकास विभाग 


अधिसूचना 
24 मार्च, 2015 


संख्या- 1/ स्था ./ न0वि0/ विविध 15/ 2014- 1092/ न.वि... झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग 
( संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 5 (1) के अंश में वर्णित प्रावधान " वैसे किसी सेवा पद की 
नियुक्ति हेतु अनुशंसा का कार्य आयोग को सौंप सकती है, जिस पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा 

आयोग के माध्यम से अनुशंसा होने की संवैधानिक बाध्यता नहीं है " के अधीन झारखण्ड 
नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 के अधीन शहरी स्थानीय निकायों के अराजपत्रित पदों पर 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 7 अप्रैल , 2 0 15 
नियुक्ति हेतु अनुशंसा देने के लिए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को कार्मिक प्रशासनिक सुधार 


तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड , राँची द्वारा दी गई सहमति के आलोक में प्राधिकृत किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अजय कुमार सिंह , 


सरकार के सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 200 – 50 + 100 | 


